निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 845 ) 


18 आश्विन 1936 ( श ) 
पटना, शुक्रवार, 10 अक्तूबर 2014 


स्वास्थ्य विभाग 


- 


- - 


अधिसूचनाएं 

25 सितम्बर 2014 
सं0 2 / एम - 77 / 06 - 1050 ( 2 ) / स्वा० — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , बिहार के राज्यपाल “बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 में संशोधन करने 
हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ । – (1) यह नियमावली बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) 

( संशोधन ) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी । 
( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण , बिहार राज्य में होगा । 

( 3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । 
2. उक्त नियमावली, 2013 का नियम - 2( ड.) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 
( ड.) " स्नातकोत्तर डिग्री से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री , 

यथा - एम. डी .,एम. एस. अथवा समकक्ष या उच्चतर डिग्री अथवा डिप्लोमा / डी. एन. बी. की डिग्री । 
3. उक्त नियमावली, 2013 के नियम - 7 का प्रथम पारा निम्नलिखित उप नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया 

जायेगा : 
"(1 ) विशेषज्ञ उप - संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त 

विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा या डी. एन. बी. की डिग्री होगी । 
विशेषज्ञ उप संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड - || के वेतनमान में नियुक्ति हेतु स्नातकोत्तर डिग्रीधारी एवं 
डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए क्रमशः तीन एवं पाँच वर्षों का कार्यानुभव आवश्यक होगा । 
उपर्युक्त कार्यानुभव वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में , वे विशेषज्ञ ग्रेड - || में 
स्नातकोत्तर योग्यता वाले सामान्य चिकित्सकों के समकक्ष मूलवेतनमान - ( अतिरिक्त वेतन वृद्धि 
के साथ ) में नियुक्त होंगे और आवश्यक कार्यानुभव प्राप्त होने के बाद , विशेषज्ञ ग्रेड - || का 
वेतनमान के लिए पात्र होगें । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मनोज कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 अक्तूबर 2014 

25 सितम्बर 2014 
सं0 2 / एम - 77 / 06 - 1051(2 ) / स्वा० / अधिसूचना संख्या 2 / एम - 77 / 06 - 1050 (2 ) / स्वा० दिनांक 25 
सितम्बर 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा, प्रकाशित किया जाता है , 
जो भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खंड ( 3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में यह अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा 
जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मनोज कुमार, 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
The 25th September 2014 
No. 2 /M -77 / 06 - 1050 ( 2 )/ H . — In exercise of powers conferred by the proviso to 
Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is here by pleased to make 
following Rules to amend the " Bihar Health Service (Appointment and Service Condition ) 
Rule, 2013. " 

1 . Title , Extent and Commencement. - ( 1 ) These Rules may be called as the Bihar 
Health Service (Appointment and Service Condition ) (Amendment) Rules, 2014 . 

( 2 ) It shall extend to the entire state of Bihar. 
( 3 ) It shall come into force from the date of publication in the officialGazette . 
2 . Rule - 2 ( e ) of the said Rules, 2013 shall be substituted by the following : 

" (e ) ‘PG Degree means post Graduate Degree namely M . D ., M .S . and equivalent or 
higher degree or Diploma/ D .N . B . Degree recognized by Medical Council of India ." 

3. First para of Rule- 7 of the said Rules, 2013 shall be substituted by the 
following: 

" ( 1 ) Post Graduate degree /Diploma or D . N . B . Degree from a recognized University 
shall be the minimum qualification in the concerned subject for appointment in the 
specialist sub -cadre. 

( 2 ) For the appointment in pay scale of Specialist Grade - II in specialist sub cadre , 
three and five years work experiences will be essential for the candidates having P .G . 
Degree and Diploma respectively . In the case of nonavailability of the candidates having 
above , work experience , they will be appointed in Specialist Grade -II in pay Scale 
equivalent to general doctors having P .G . degree in basic pay scale (along with additional 
increments) and after having essential experiences , will be eligible for pay scale of 
Specialist Grade - II" 

By order of the Governor of Bihar , 

MANOJ KUMAR , 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 845 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


